रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 / 99 


REGD. NO. D . L - 33004 / 99 


TAS 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जून 24, 2004 / आषाढ़ 3, 1926 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2004/ ASADHA 3, 1926 


सं० 5701 
No. 5701 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 जून , 2004 
का आ0 733 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के अनुसरण में , निम्नलिखित घोषणाएं , 
जिनमें उन अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं , जो राज्य सभा में रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचित हुए हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
की जाती हैं : 

घोषणाएं 

( 1 ) 
मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप -निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 
की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री नारायण सिंह , 
293 - ए, यशवन्तगंज , 
एम० जी० रोड , इन्दौर 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित किए गए हैं , उस सदन में श्री कैलाश चन्द्र का स्थान रिक्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने 
के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : मध्य प्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल । 
तारीख : 21 -6 - 2004 

ह ./ 
रिटर्निंग आफिसर 


( 2 ) 


उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप -निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की 
उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण मे , मैं घोषणा करता हूं कि 

श्री रुद्र नारायण पाणि , 
दुएलासाही ( जुबली टाउन ), 
डाकघर/जिला : धेन्कानल 


1951 GI/ 2004 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II- Sec . 3 ( 11)] 


___ जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित किए गए हैं , उस सदन में श्री मनमोहन सामल के त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए 
सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : उड़ीसा विधान सभा सचिवालय , भुवनेश्वर । 
are : 21 -6 - 2004 

6 ./ 

रिटर्निंग आफिसर 
[ 970 o 73 - 11024 ( 3 )/ 2004 -fo- [I ] 

एन० एल० मीना, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th June, 2004 
S . O . 733 (E ). - In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ), the following 
declarations containing the names of the candidates elected to fill the vacancies in the Council of States are published for 
general information : 


Declarations 


Bye -election to the Council of States by the elected Members of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh . 

In pursuance of the provisions contained in Sub - section (2 ) of Section 53 of the Representation of the People Act, 
1951, read with sub -rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that , 

Shri Narayan Singh, 
293 - A , Yashwantganj, 
M .G . Road , Indore 

Sponsored by Bhartiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the seat of 
Shri Kailash Chandra having become vacant. 
Place : Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhavan , Bhopal. 
Dated : 21-6 - 2004 

Sd / 


Returning Officer. 


- 


...-.-- 


. 


.. 


. 


Bye- election to the Council of States by the elected Members of the Legislative Assembly of Orissa . 

In pursuance of the provisions contained in Sub - section ( 2 ) of section 53 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with sub -rule ( 1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Rudra Narayan Pany, 
At : Deulasahi ( Jubli Town ), 
PO /Dist. : Dhenkanal 

Sponsored by SBhartiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the 
resignation of Shri Manmohan Samal. 
Place : Orissa Legislative Assembly Secretariat, Bhubaneswar. 
Dated : 21-6 - 2004 

Sd / 

Returning Officer 

[F. No. H - 11024 (3)/2004-Leg .-II) 
N . L. MEENA , Jt. Secy . and Legislative Counsel 


Nie moeten 


en 


------ 


- 


. 


. 


- 


.. 


[ भाग 


- खण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 जून , 2004 
का . आ . 734( अ ), - राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड ( 3 ) के साथ पठित उस अनुच्छेद के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क ) 
द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सभा में एक नामनिर्देशित सदस्य के , जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर निवृत्त हो गए हैं , स्थान 
को भरने के लिए उस सदन में एक सदस्य को नामनिर्देशित किया है ; 

___ अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 71 के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित 
सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है : -- 
1. सुश्री निर्मला देशपांडे । 

[ फा . सं. एच -11024( 3 )/ 2003 - वि . II ] 

एन . एल. मीना, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 24th June, 2004 
S . 0 . 734 ( E). - Whereas the President, in exercise of the powers conferred on him by sub - clause ( a) of clause ( 1 ) 
of article 80 of the Constitution , read with clausé (3 ) of that article, has nominated one member to the Council of States to fill 
the seat of one nominated member in that House , who has retired on the expiration of the term of his office; 

___ Now, therefore ,in pursuance of Section 71 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951), the name of 
the followingmember nominated by the President is hereby notified for general information : 
1. Sushree Nirmala Deshpande. 

[ E No . H-11024 (3)/ 2003- Leg. II ] 
N . L .MEENA , Jt . Secy . and Legislative Counsel 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


